286 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 11, 2004 ( VYSK . 21 , 1926 SAKA ) 


[ PART I 


न्याय प्रशासन विभाग 


दिनांक 5 मई, 2004 


.. 


संख्या 9/ 3/ 2003-3 जे० जे ० (I).-- युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 
का अधिनियम 5), की धारा 9 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को , एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिनिश्चित करते हैं , जिसमें 
प्रथम जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर , 2013 तक की अवधि के लिए नियत काल पर खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने के अभ्यास को 
प्राधिकृत किया जा सके : 


अनुसूची 


गांव का नाम 


जिला 


क्षेत्र 


1 


2 


3 


भानू 


पंचकूला 


150 एकड़, जिसमें आई० टी ० बी ० पी ०, भानू कैम्प, पंचकूला( हरियाणा) के खसरा 
संख्या 22, 23 , 27 , 28 , 29 , 303; 31 , 32, 33 , 34 , 58, 62 , 63 और 96 
शामिल है । 


प्रमिला ईसर, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

न्याय प्रशासन विभाग । 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


The 5th May , 2004 


No. 9/3/2003-3JJ(I).--In exercise of the powers conferred by Sub -section (1) of Section 9 of the Manoeuvres, 
Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act 5 of 1938 ), and all other powers enabling him in this behalf, the 
Governor of Haryana hereby defines the area specified in the Schedule given below as an area within which the carrying 
out periodically of field firing and artillery practice may be authorised for a period from the 1st January, 2004 to 
31st December , 2013 : 


Schedule 


Name of Village 


District 


Area 


2 


3 


-- 


Bhanu 


Panchkula 


150 Acres, comprising Khasra No. 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 , 32 , 33. 
34,58,62, 63 and 96 of I.T.B.P., Bhanu Camp, Panchkula ( Haryana). 


PROMILLA ISSAR , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
GovernmentHaryana, Administration of Justice Department. 


37463 - C.S. - H.G.P.. Chd . 


